छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013-2015 . " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई . दिनांक 
30-05-2001 . " 


DOG 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 15 ] 


रायपुर , गुरुवार , दिनांक 9 जनवरी 2020 


-पौष 19, शक 1941 


ऊर्जा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 30 दिसम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक 2945 / एफ 21 / 13 / 2 / 2009 / अधि.सू. / ऊ.वि.- विद्युत अधिनियम 2003 ( केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 
36, सन् 2003 ) की धारा -131 सहपठित धारा -133 की उपधारा (1 ) एवं (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की सम्पत्तियों, उपक्रमों, हितों, अधिकारों, बाध्यताओं, दायित्वों, कार्मिकों 

और कार्यवाहियों को उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य 
विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित , छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी 
मर्यादित और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित को अंतरित करने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत 
मण्डल अंतरण योजना नियम 2010, जिसे आगे “योजना " के नाम से संदर्भित किया गया है, को दिनांक 31 मार्च 2010 
से अधिसूचित किया गया है । 

राज्य शासन के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 21 / 13 / 2009 / ऊ.वि. दिनांक 30-12-2014 से उक्त 
" योजना " में जहां - जहां शब्द " बहत्तर माह अंकित है के स्थान पर शब्द “ एक सौ बत्तीस माह " प्रतिस्थापित किया गया 
है । तदनुसार उक्त योजना दिनांक 31-12-2019 तक प्रावधिक है । 

अतः, राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त योजना की कंडिका -11 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त 
" योजना " में जहां - जहां शब्द " एक सौ बत्तीस माह " अंकित है के स्थान पर शब्द "एक सौ छप्पन माह " प्रतिस्थापित 
करती है । 

यह अधिसूचना दिनांक 31-12-2019 से लागू 


होगी । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मोहम्मद कैसर अब्दुलहक , विशेष सचिव. 


29 


30 


SORTIE 1914 , ferlich 9 Jakt 2020 


Atal Nagar, the 30th December 2019 


NOTIFICATION 


No.2945/F -21/13 /2 /2009 /Notification /ED.— In exercise of powers conferred by Section 131 read with 
sub -section 1 and 2 of section 133 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) State Government had 
issued revised Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Scheme Rules 2010 vide 31st March 2010 , 
hereinafter referred as Scheme, in regard to transfer of properties, undertakings, interests, rights , obligations, 
liabilities, personnel and proceedings from Chhattisgarh State Electricity Board to its successor companies viz , 
Chhattisgarh State Power Generation Company Limited , Chhattisgarh State Power Transmission Company 
Limited , Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited, Chhattisgarh State Power Trading Company 
Limited and Chhattisgarh State Power Holding Company Limited . 

State Government vide its notification No. F -21/13 /2009 /ED /2012 dtd , 30-12-2014 has substituted the 
words “ seventy two months” wherever it occurs in said “ Scheme" by the words “ one hundred thirty two 
month ” . Accordingly , the scheme is provisional till 31st December, 2019 . 

Now , therefore the State Government in exercise of power vested in it under Clause - 11 of the said 
Scheme hereby substituted the words “ one hundred thirty two months” wherever it occurs in the said " Scheme" 
with words " one hundred fifty six months” . 


This notification shall be effective from the date 31-12-2019 . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

MD . QAISER ABDULHAQUE, Special Secretary . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020. 


